निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 चैत्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 513) पटना, मंगलवार , 2 अप्रील 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

20 फरवरी 2019 
सं० 17 / स्था० - 10 - 03 / 2018 / सा . प्र. - 2321 — बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित प्रशाखा पदाधिकारियों 
को उनके वर्तमान पदस्थापित विभाग / कार्यालय से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित 
विभाग / कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है : 
क्र0 | प्रशाखा पदाधिकारी का 

वर्तमान पदस्थापन 

नवपदस्थापित विभाग / कार्यालय 
नाम 


2 


3 


1 | श्री रमेश चन्द्र गुप्ता आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 
2 | श्री श्रवण कुमार सिंह 

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आयुक्त कार्यालय , मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर 
श्री विमल कुमार सिंह आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल , बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 

सहरसा 
2. उपर्युक्त क्रमांक - 1 एवं 2 का स्थानांतरण / पदस्थापन उनसे प्राप्त संयुक्त अभ्यावेदन के आलोक में किया 
गया है । अतएव उन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सिद्धेश्वर चौधरी, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 513 - 57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


